. 


. 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


3 पौष , 1940 ( श०) 
24 दिसम्बर, 2018 ( ई० ) 


संख्या- 1150 राँची , सोमवार , 


कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग । 


अधिसूचना 
22 नवम्बर , 2018 


संख्या -3/ मु०-03-02/ 2018 का० 8474-- श्री राम शंकर राय , सेवानिवृत्त झा०प्र०से० ( कोटी क्रमांक 
390 /03) को विभागीय अधिसूचना सं०- 5653 दिनांक 27 जुलाई , 2018 द्वारा उनकी सेवानिवृत्ति की तिथि 
30 जून , 2016 के उपरांत विशेष सचिव स्तर में दिनांक 25 नवम्बर , 2016 के भूतलक्षी प्रभाव से प्रदान की 
गई वैचारिक प्रोन्नति को निरस्त किया जाता है । 

2. श्री राय को उक्त विभागीय अधिसूचना सं०- 5653 दिनांक 27 जुलाई , 2018 द्वारा अपर समाहर्ता 
एवं समकक्ष स्तर से अपर सचिव स्तर में भूतलक्षी प्रभाव से प्रदान की गई वैचारिक प्रोन्नतियाँ यथावत रहेंगी । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


एच० के० सुधांशु , 
सरकार के अवर सचिव । 


- 


- 


- 


- 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 1150 -- 50 


